रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004 /99 


REGD . NO. D. L.- 33004/99 . 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTI - Section 3- - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 570 ] 
No. 570 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , नवम्बर 27, 2003/ अग्रहायण 6 , 1925 
NEW DELHI , THURSDAY , NOVEMBER 27, 2003/ AGRAHAYANA 6, 1925 


संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

( सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ) 
- अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 नवम्बर , 2003 


सा. का.नि . 902( अ). - केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 ( 2000 का 21 ) की धारा 87 


द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी ( प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी) नियम , 2000 में संशोधन 


करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी ( प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी) . . 


( संशोधन) नियम, 2003 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । . 


. 


. . 


2. सूचना प्रौद्योगिकी ( प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी) नियम, 2000 में, - 
(क) (i) “ कार्यनिष्पादन बंधपत्र देने या बैंकर की प्रत्याभूति प्रस्तुत करेंगे ” शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे 
आते हैं “ बैंकर की प्रत्याभूति के प्ररुप में कार्यनिष्पादन बंधपत्र प्रस्तुत करेंगे " शब्द रखे जाएंगे । 
(ii) “ बैंकर प्रत्याभूति कार्यनिष्पादन बंधपत्र ” शब्दों के स्थान पर जहाँ जहाँ वे आते हैं “ बैंकर प्रत्याभूति के 


प्ररुप में कार्य निष्पादन बंधपत्र " शब्द रखे जाएंगे । 
( ख) नियम 8 के उपनियम (2) में . 

. . 
(i) “पांच करोड़ " शब्दों के स्थान पर “ पचास लाख " शब्द रखे जाएंगे ; 


3553 GI/2003 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTI — Sec. 3(1)] 


AL 


( ii ) 


reg 


# “ 


7 " y 


PITT E “ 15 also grec pe NETTI 


( ग) नियम 14 के उपनियम ( 2) में “ प्रस्तुत निष्पादन बंधपत्र या दी गई बैंकर प्रत्याभूति " शब्दों के स्थान पर 


“बैंकर प्रत्याभूति के प्ररुप में दिया गया निष्पादन बंधपत्र " शब्द रखे जाएंगे । 


( घ) अनुसूची 1 के क्रमसंख्यांक 33 में , “ बैंक प्रत्याभूति/निष्पादन बंधपत्र " शब्दों के स्थान पर “ बैंक 


प्रत्याभूति के प्ररूप में निष्पादन बंध पत्र " शब्द रखे जाएंगे । 


[ 41. . 9( 2)/ 2003 -6 ^ ] 
एस० लक्ष्मीनारायणन , अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

(Department of Information Technology) 

MOTWICATION 
New Delhi, the 21st November , 2003 


G .S.R . 902(E ).-- In exercise of the powers conferred by section 87 of the 
Information Technology Act , 2000 (21 of 2000 ), the Central Government hereby 
makes the following amendments in the information Technology ( Certifying 
Authorities ) Rules , 2000 , namely 


1. ( 1) These rules may be called the Information Technology (Certifying Authorities ) 

(Amendment) Rules , 2003 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette 


2 . 


In the Information Technology ( Certifying Authorities) Rules, 2000 , 


(a ) ( ) for the words “ submit a performance bond or furnish a banker s guarantee " , 

Wherever they occur , the words " furnish a performance bond in the form of a 
banker s guarantee" shall be substituted ; 


(ii ) for the words " performance bond of banker s guarantee " wherever they 

occur, the words " performance bond in the form of banker s guarantee " 
shallbe substituted ; 


(b ) in rule & , in sub - rule (2 ), 


(i) for the words “ five crores”, he words " fifty lakhs" shall be substituted ; 


· [ 4M 11 - T630) ] . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - 


- 


. . .. 


(ii) in the proviso, for the words " ten crores", the words " one crore " shall be. . . ; . 

substituted ; 


( c ) in rule 14 , in sub -rule (2 ), for the words " performance bond submitted or the 

banker s guarantee furnished ", the words " performance bond in the form of 
banker s guarantee furnished " shall be substituted ; 


(d) in Schedule I, in serial number 33, for the words " Bank Guarantee/Performance 

Bond", the words " performance bond in the form of banker s guarantee " shall 
be substituted . 


F . No. 9(2)/2003-EC ] 
S . LAKSHMINARAYANAN , Addi. Secy. 


Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


